पंजीकरण WeM—UA/DO/DDN/30/2021-2023 


Ww 
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 
रुड़की । 
खण्ड--23] रुड़की, शनिवार, दिनांक 29 अक्टूबर, 2022 ई0 (कार्तिक 07, 1944 शक सम्वत्‌) [संख्या-44 
विषय--सूची 


प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग-अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग-अलग खण्ड बन सकें 


विषय पृष्ठ संख्या वार्षिक चन्दा 
रु 


सम्पूर्ण गजट oy. = मन - 3075 


भाग 1-विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, 

अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 825-828 1500 
भाग 1-क-नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको 

उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्‍न विभागों के 

अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद्‌ ने जारी किया 835-838 1500 
भाग >--आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय 

सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई 

कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे : 

राज्यों के गजटों के उद्धरण ..... = 975 
भाग 3-स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड 

एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा 

पंचायतीराज आदि के free जिन्हें विभिन्‍न आयुकतों 


अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया 27-29 975 
भाग 4-निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड = eS = ; 975 
भाग 5-एकाउन्‍्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड = 975 


भाग 6-बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए 
जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों * 
की रिपोर्ट a - 975 


भाग 7-इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य 

निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां Le re - 975 
भाग 8-सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि है 531-534 975 
eed पर्चेज-स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि = = 1425 


825-क 


826 उत्तराखण्ड गजट, 29 अक्टूबर, 2022 fo (कार्तिक 07, 1944 शक Wad) [भाग 4 
भाग 1 
विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 
गृह अनुभाग--4 


अधिसूचना 


30 सितम्बर, 2022 ई0 


संख्या 156/KX-4-2020-13(03)2022—at राज्यपाल, दिल्‍ली विशेष पुलिस अवस्थापना अधिनियम, 1946 
(अधिनियम संख्या 25 वर्ष 1946 की घारा-6 के अनुसरण में जनपद देहरादून के थाना राजपुर में पंजीकृत 
मु0अ0सं0-13 / 2018, घारा-420, 447, 467, 468, 471, 120बी भादंवि, मु0अ0सं0-13/ 2022, घारा-420, 447, 
467, 468, 471, 120बी भादंवि, मु0अ0सं0-15 / 2022, धारा-420 भादंवि तथा मु0अ0सं0-31 / 2022, धारा-420, 
447, 467, 468, 471, 120बी भादंवि के अन्वेषण तथा उपरोक्त अपराध से जुड़े हुये या सम्बन्धित प्रयासों, 
दुष्प्रेरणों और षड़यंत्रों तथा उसी संव्यवहार के अनुक्रम्न में किये गये अथवा वर्णित वाद के उन्हीं तथ्यों से उद्भूत 
किसी अन्य अपराध अथवा अन्वेषणों के लिये सम्पूर्ण उत्तराखण्ड you में दिल्‍ली विशेष पुलिस अवस्थापना के 
सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता के विस्तार की सहमति प्रदान करते हैं। 


उत्तराखण्ड के राज्यपाल के आदेश अथवा उनकी ओर से, 


राधा रतूडी, 


अपर मुख्य सचिव। 


In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of “ The Constitution of The India”, the 
Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 156/ 
XX(4)-2022-13(03)2022 Dehradun, Dated: September 30, 2022 . 

NOTIFICATION 
September 30, 2022 

No.156/XX(4)-2022-13(03)2022--In pursuance of the provisions of Section 6 of Delhi Special Police 
Establishment Act, 1946 (Act No. 25 of 1946), the Governor of the State of Uttarakhand is pleased to accord 
- consent to the extension of power and jurisdiction of the member of the Delhi Special Police Establishment to the 
whole of the State of Uttarakhand for the investigation of case Crime No. 13/2018 u/s 420, 447, 467, 468, 471, 
120B IPC; case Crime No. 13/2022 u/s 420, 447, 467, 468, 471, 120B IPC: case Crime No. 15/2022 u/s 420 IPC 
and case Crime No. 31/2022 u/s 420, 447, 467, 468, 471, 120B IPC registered at Police Station Rajpur, District 
Dehradun, Uttarakhand the above mentioned offence and any other offence or offences commited in the course 

of the same transaction or/and arising out of the same facts of the said case. 


BY ORDER AND IN THE NAME OF THE GOVERNOR OF UTTARAKHAND, 


- RADHA RATURI, 
Additional Chief Secretary. 


भाग 1] उत्तराखण्ड गजट, 29 अक्टूबर, 2022 ई0 (कार्तिक 07,' 1944 शक Wad) 827 
पशुपालन अनुभाग-4 
अधिसूचना 
30 सितम्बर, 2022 ई0 

संख्या 1387/5४५-1/22/7(13)/2022--अधिसूचना संख्या-1321 / XV-1/22/7(13)/2022 दिनांक 23 सितम्बर, 
2022 द्वारा Lumpy Skin Disease के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु राज्य में गौ एवं महिषवंशीय पशुओं के अन्तर्राष्ट्रीय 
सीमाओं तथा अन्तर्राज्यीय एवं अन्तर्जनपदीय परिवहन को free करने सहित Lsp रोगग्रस्त क्षेत्र जनपद हरिद्वार, 
देहरादून, पौड़ी गढ़वाल तथा टिहरी गढ़वाल में गौ एवं -महिषवंशीय पशुओं का आवागमन, प्रदर्शनियों, गौ एवं 
महिषवंशीय पशुओं को एकत्रित करने वाली समस्त गतिविधियों को दिनांक: 05 अक्टूबर, 2022 से अग्रेतर एक माह की 
अवधि तक विस्तारित किया गया है। 

उक्त अधिसूचना संख्या-1321 दिनांक: 23 सितम्बर, 2022 को अवक्रमित करते हुए Lumpy Skin Disease के 
नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु सम्पूर्ण प्रदेश में गौ एवं महिषवंशीय पशुओं के अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं तथा अन्तर्राज्यीय एवं 
अन्तर्जनपदीय परिवहन को निरूद्ध करने सहित गौ एवं महिषवंशीय पशुओं का आवागमन, प्रदर्शनियों, गौ एवं 
महिषवंशीय पशुओं को एकत्रित करने वाली समस्त गतिविधियों को आदेश निर्गत होने की तिथि से 04 माह तक के 
लिए निरूद्ध किये जाने की श्री राज्यपाल द्वारा wed स्वीकृति प्रदान की जाती है 


आज्ञा से, 


sto बी0वी०आर0सी0 पुरूषोत्तम, 
सचिव | 


विधान सभा सचिवालय 
उत्तराखण्ड 

(अधिष्ठान अनुभाग) 

विज्ञप्ति / संशोधन 

03 अक्टूबर, 2022 ई0 

संख्या 563 / वि0स0० / 09 / अधि0 ,/ 2000 (टी०0सी०0)-इस सचिवालय की पूर्व निर्गत विज्ञप्ति 
संख्या-315/ वि0स0 /o9 / aio /2001, दिनांक 03 सितम्बर, 2022 के अनुक्रम में mo अध्यक्ष, विधान समा .के 
आदेशानुसार श्री हेम चन्द्र wT, उपसचिव (लेखा) विधान सभा सचिवालय को उनके दायित्वों के साथ-साथ सचिव, 
विघान wa के नैत्यिक कार्यों का कार्यभार अग्रिम आदेशों तक सौंपा जाता है, जिसके लिये उन्हें कोई अतिरिक्त वित्तीय 
लाभ प्रदान नहीं किये जायेगें। हे 
2- शेष शर्ते यथावत रहेंगी। 
Bass 
नरेन्द्र सिंह रावत, 
उप सचिव। 


828 उत्तराखण्ड गजट, 29 अक्टूबर, 2022 ई0 (कार्तिक 07, 1944 शक सम्वत्‌) [साग 1 


चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 
अधिसूचना 
04 अक्टूबर, 2022 ई0 

संख्या 67865/2022-डा0 उदय गुप्ता, AR सर्जन, जिला चिकित्सालय देहरादून (कोरोनेशन) द्वारा 
उत्तराखण्ड चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा नियमावली 2014 के प्राविधानानुसार परिवीक्षा अवधि पूर्ण नहीं की गयी है तथा वे 
०1 मई 2021 से अपने कार्य से अनुपस्थित 2) , 
2 अतः महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र 
सं0-2प / Moyo / 24 / 2020 / 12518, दिनांक 18.06.2021 के क्रम में wee विचारोपरांत so उदय गुप्ता, न्‍्यूरो 
सर्जन, जिला चिकित्सालय देहरादून (कोरोनेशन) की दिनांक 04 मई 2021 से सेवा समाप्त करने की श्री राज्यपाल सहर्ष 
स्वीकृति प्रदान करते हैं। , 


आज्ञा से, 


मुकेश कुमार राय, 
उप सचिव। . 


पी०एस0यू0 (आर0ई0) 44 हिन्दी गजट/612-भाग 1-2022 (कम्प्यूटर /रीजियो)। 
मुद्रक एवम्‌ प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की | 


पंजीकरण संख्या-0//00100॥॥/30/2021-2023 


सरकारी Tose. उत्तराखण्ड 
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार, दिनांक 29 अक्टूबर, 2022 ई0 (कार्तिक 07, 1944 शक सम्वत्‌) 


भाग 1-क ; 
नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्‍न विभागों 
के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद्‌ ने जारी किया 


HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL 


NOTIFICATION 
September 29, 2022 


No. 321/XIV-a-36/Admin.A/2016--Shri Rajendra Kumar, Civil Judge (Jr. Div.), Rishikesh, 
District Dehradun is hereby sanctioned medical leave for 17 days w.e.f. 16.08.2022 to 01.09.2022. 


NOTIFICATION 
September 29, 2022 
No. 322/XIV/a-37/Admin.A/2017--Shri Rizwan Ansari, Civil Judge (Jr. Div.), Bageshwar, is hereby 


sanctioned paternity leave for 15 days w.e.f. 12.09.2022 to 26.09.2022 with permission to prefix 10.09.2022 leave for 15 days w.e.f. 12.09.2022 to 26.09.2022 with permission to prefix 10.09.2022 
& 11.09.2022 as second Saturday & Sunday holiday respectively. 11.09.2022 as second Saturday & Sunday holiday respectively. 


NOTIFICATION 
September 29, 2022 


No. 323/XIV-96/Admin.A/2003--Shri_ Nandan Singh, F.T.C/Additional- District & Sessions Judge 
(POCSO), Haldwani, District Nainital, is hereby sanctioned earned leave for 13 days w.e.f. 12.09.2022 to 
24.09.2022 with permission to prefix 10.09.2022 & 11.09.2022 as second Saturday & Sunday holidays 09.2022 with permission to prefix 10.09.2022 & 11.09.2022 as second Saturday & Sunday holida 
respectively and suffix 25.09.2022 as Sunday holiday. 


By Order of Hon'ble the Administrative Judge, 
Sd/- 


Registrar (Inspection). 
paces enc ssa meen meneame 


835-ख 


836 उत्तराखण्ड WE, 29 अक्टूबर, 2022 ई0 (कार्तिक 07, 1944 शक सम्वत्‌) [art 1-क 


_ NOTIFICATION 
October 01, 2022 


No. 325/UHC/Admin.A/2022--In exercise of powers conferred by Sub Section (2) of Section'19 of _ 
“The Bengal, Agra and Assam Civil Courts Act, 1887 as amended upto date” [also applicable to the State of ; 
Uttarakhand], the High Court is pleased to direct that following 17 officers of Civil Judge (Jr. Div.) Batch-2019, 
posted in the State of Uttarakhand, shall have jurisdiction to try Civil Suits of pecuniary value not exceeding 


हैं 3.00 Lakh, from 06.10.2022. 


| S.No. | Name of the Officer 
= Ms. Udisha Singh 
|[2. | Shri Adarsh Tripathi 
colli | 
[3 | Ms. Anju 


| Ms. Harshita Sharma 
5 | Ms. Sneha Narang 


je  ! Ms. Priyanshi Nagarkoti 


Ms. Gulistan Anjum 
| Ms. Priya Shah 

[3 | Ms. Aaysha Farheen 
10. Ms. Jahan Ara Ansari 
[4 Shri Nitin Shah 

12. Shri Santosh Pachhmi 
|. | Shri Samshad Ali 
(14. | Shri Devansh Rathore 
| 15. | Shri Siddhartha Kumar 
Cee hl | 

17. | Shri Nawal Singh Bisht 


[cel 


By Order of the Court, 
Sd/- 
VIVEK BHARTI SHARMA, 


Registrar General. 


भाग 1-क] उत्तराखण्ड Wwe, 29 अक्टूबर, 2022 ई0 (कार्तिक 07, 1944 शक सम्वत्‌) 837 
12%: 20 SES Se ee ee ee कक अल 


HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL 

CHARGE CERTIFICATE 
$ (Additional Charge Handing Over) Charge Handing Over 
September 30, 2022 


No. 4527/UHC/Admin.A/2022--CERTIFIED that the additional charge of office of the Registrar 
(Vigilance), High Court of Uttarakhand, Nainital has been handed over by the undersigned in the afternoon of 
30% September, 2022, in pursuance of notification No. 319/UHC/Admin.A/2022 dated 27.09.2022. 


VIVEK BHARTI SHARMA, 


Relieved Officer. 
Countersigned, 
illegible, 
Registrar (Inspection) 


High Court of Uttarakhand, Nainital. 


CHARGE CERTIFICATE 


(Taking over on transfer) 
October 01, 2022 


No. 4534/UHC/Admin.A/2022--CERTIFIED that the charge of office of the Registrar (Vigilance), 
High Court of Uttarakhand, Nainital has been taken over by the undersigned in the afternoon of 30" September, 
2022, in compliance of notification No. 319/UHC/Admin.A/2022 dated 27.09.2022. 


ANUJ KUMAR SANGAL, 
Relieving Officer. 
Countersigned, 
illegible, 
Registrar General, 
High Court of Uttarakhand, Nainital. 


स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड, 
पत्रांक:-15प /भण्डार / 24 / 2019 / 28 सितम्बर, 2022 ई0 


सेवा में, 
समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी / प्रमुख अधीक्षक, 
मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / चिकित्सा अधीक्षक / अधीक्षिका, 
मल कप मकान ला उत्तराखण्ड | 
विषय: दर अनुबन्ध के सम्बन्ध में। 
महोदय, ; 
उपरोक्त विषयक जैसा आप विदित है कि केन्द्रीय औषधि भण्डार अनुभाग, स्वास्थ्य सेवा 


महानिदेशालय स्तर से विभिन्‍न औषधियों,/सामग्रियों की निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर पत्रांक संख्या 


838 उत्तराखण्ड गजट, 29 अक्टूबर, 2022 Yo (कार्तिक 07, 1944 शक Wad) [arr 1a 


15प/भण्डार / 24 / 2019 / 11507 दिनांक 23.05.2022 द्वारा 90 औषधियों सामग्रियों का दर अनुब्ध जारी 
किया गया। उक्त दर अनुबन्ध में त्रुटिवश क्रमांक Ho 28 W Sterile Disposable (Single Use) PTFE 
LV.Cannula. Sizes 26 के स्थान UW Sterile Disposable (Single Use) PTFE 1.V.Cannula with integrated 3 
Way stop cock. Sizes 26 Tel क्रमांक सं) 9 पर Guaze Than Size is 60 cm x 18 mtrs के स्थान पर Guaze 
Than TPI-27 (300 gm), 18x18, 99०0, 20 ४ अंकित हो गया। 

अतः: इस कार्यालय के पत्रांक संख्या 15प/ भण्डार / 24 / 2019 / 11507 दिनांक 23052022 द्वारा 


Remark 
Ll 


जारी दर अनुबन्ध को निम्नवत्‌ संशोधित समझा जाए, शेष नियम व शर्तें यथावत्‌ रहेगी- 


Item Description 


Name of Firm 


Gauze Than size is 60 cm x 18 mtrs 
Sterile Disposable (Single Use) 
PTFE {.V.Cannula with integrated 
3 Way stop cock. Sizes 26 


Kishan Chand and Sons 
MAIS INDIA 
MEDICAL DEVICES 
PVT. LTD. 


भवदीया, 


महानिदेशक | 


पी0एस0०यू0 (आर0ई0) 44 हिन्दी गजट,/612-भाग 1-क-2022 (कम्प्यूटर /रीजियो)। 


मुद्रक एवम्‌ प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की। 


पंजीकरण Weq—VA/DO/DDN/30/2021-2023 


सरकारी गजट:, उत्तराखण्ड 
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार, दिनांक 29 अक्टूबर, 2022 ई0 (कार्तिक 07, 1944 शक Wag) 


. भाग 3 
स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय 
निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्‍न आयुक्‍तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया 


कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी (do), हरिद्वार 
Stat 


07 अक्टूबर, 2022 Yo 
पंत्राक 980 / पं०चु0 / 2022-23-राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड देहरादून की अधिसूचना 
संख्या-888 / राएणनि0आ0-2,/ 4042 // 2022 दिनांक 07 अक्टूबर, 2022 [(पूर्वान्हः) द्वारा जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, 
के निर्वाचन का कार्यक्रम अधिसूचित किया गया है | उक्त अधिसूचित कार्यक्रमानुसार मै विनय शंकर पाण्डेय, जिला मजिस्ट्रेट // जिला 
निर्वाचन अधिकारी(पं0) हरिद्वार एतद्द्वारा जिला पंचायत अध्यक्ष / उपाध्यक्ष का निर्वाचन निम्नलिखित विनिर्दिष्ट समय-सारणी 
के अनुसार कराये जाने के निर्देश देता हूँ। 


27-4 


28 उत्तराखण्ड गजट, 29 अक्टूबर, 2022 fo (कार्तिक 07, 1944 शक Wad) [भाग 3 


नाम निर्देशन पत्रों | नामांकन वापसी 
की जांच का 
दिनांक व समय 


“नामांकन का 
. द्विनेक व समय 


मतंदान का मतगणना का 
हेतु दिनांक व - | दिनांक व समय | दिनांक व समय 


ie) eae 
10.10.2022 10.10. 41.10.2022 14.10, 14.10.2022 
| (पूर्वान्हः 11.00 | 2022(अपरान्ह: | (Gale: 41.00 | 2022(पूर्वान्ह: | (भतदान समाप्ति 
बजे से अपरान्ह: | 03.30 बजे से |. बजे से अपरान्ह: | 1000 बंजे से | के तत्काल बाद) 
03.00. बजे तक) | कार्य की समाप्ति | 03,00- बजे तक) | अपरान्ह: 03.00 |. ' 
तक) बजे तक) 


2-उक्त जिला पंचायत Gea तथा उपाध्यक्ष के निर्वाचन और नि 
विवादों का fren) नियमावली, 1994 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त), के नियम,-5(2) के अन्तर्गत 
नियमावली, में निर्धारित प्रपत्र-1 में सार्वजनिक नोटिस जारी करेंगे, जिसकी प्रति निर्वाचित जिला 
पंचायत सदस्यों को ज्ञात पते पर व्यक्तिगत रूप से तामील' करायी जायेगी और ई-मेल एवं 
व्हाट्सअप के माध्यम से भी प्रेषित की जायेगी और स्थानीय समाचार पत्रों पर व्यापक प्रचार-प्रसार 
किया जायेगा। .., . 
3-उक्त निर्वाचन उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 (यथासंशोधित) vd उत्तंर प्रदेश जिला 
“Gard (अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन और निर्वाचन विवांदों का निपटारा) नियमावली, 1994 
(उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त), के अनुसार।सम्पनन होगा। यह निर्वाचन अनुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली के- 
अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा जिसमें ae मंतंदान कराया जायेगा। जिला पंचायत के 
अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन में प्रयोग जाने वाले मतपत्र ver नियमावली के साथ 
* संलग्न प्रपंत्र-7: के. "कु सार होंगे तथा विधिवत रूप से नाम निर्दिष्ट उम्मीदवारों के नाम मतपत्र में 
देवनागरी लिपि हिन्दी में उसी क्रम-में दिये जायेंगे जिस क्रम में वह नियम-12 के अधीन प्रकाशित 
fara उम्मीदवारों की सूची में दिये गये हों। मतगणना के बाद निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्लेक्षक 
के प्रतिहंस्ताक्षर के उपरान्त यथाशीघ्र परिणाम घोषित किया जायेगा। 
.4-कोविड--19 के दृष्टिंगत निर्वाचन कार्य में लगे सभी अधिकारियों,/कार्मिकों एवं मतदाताओं को 
केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कोविड-49 के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों का कंडाई .से 
अनुपाल करना होगा। 
5-जिला पंचायत अध्यक्ष / उपाध्यक्ष के. निर्वाचन की. समस्त कार्यवाही अर्थात नामांकन से लेकर 
मतगणना सम्पन्न तक का कार्य जिला gare कार्यालय हरिद्वार में. सम्पादित at जायेगी.॥ 


सूचना 
07 अक्टूबर, 2022 ई0 


संख्या 982 / त्रिएपंचा0निर्वा 0-2022 / 2022-राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड देहरादून की अधिसूचना 
संख्या-889,// राणनि0आ0-2 // 4043/2022 दिनांक 07 अक्टूबर, 2022 द्वारा क्षेत्र पंचायत के प्रमुखों, ज्येष्ठ उप  प्रमुखों 
एवं कनिष्ठ उप प्रंमुखों के निर्वाचन का कार्यक्रम अंधिसूचित किया गया है। जिसके अनुपालन में मैं, विनय शंकर पाण्डेय, 
जिला मजिस्ट्रेट/ निर्वाचन अधिकारी (पंचायत); हरिद्वार एतद्द्वारा निर्देश देता हूँ कि जनपद हरिद्वार में क्षेत्र पंचायत के प्रमुखों, 
ज्येष्ठ उप प्रमुखों एवं कनिष्ठ उप प्रमुखों के पदों के निर्वाचन, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून के द्वारा विनिर्दिष्ट 
निम्नलिखित समय सारिणी के अनुसार कराये जायेगें। 


भाग 3] उत्तराखण्ड गजट, 29 अक्टूबर, 2022 ई0 (कार्तिक 07, 1944 शक Wad) 29 
ज्ञामांकर्न का दिनांक | नाम निर्देशन पत्रों | नामांकन “ज्ञामांकन का दिनांक | नाम निर्देशन पत्रों । नामांकन पत्रों की | मतदान का. | मतगणना का |. मर्तंदान का - “| मतगणना का 
, 'एवं समेये की जांच का | वापसी हेतु दिनांक | feats व समय . दिनांक a. |. 

| दिनांक व समय _व-समंय हक _ |... समंय 


4 


facie 10.10.2022. | 10.10.2022 11.10.2022 13.10.2022, 13.10.2022 
ह: 11:00 S| (अपरान्हः 03:30 | (पूर्वान्हः 11:00 बजे | (Gare: 10:00 | (aaa 
से SATS 03:00 | बजे से. कार्य की |'से अपरान्ह: 0300 | बजे से. अपरान्ह: समाप्ति के 


: बंजे तक) | संमाप्ति तक) | _ बजे तक) 03:00 बजे तक)-| तत्काल बाद) 
; 2. यह निर्वाचन oes पंचायंतीराज 5 alg (यथासंशोधिते) एवं उत्तर 

प्रदेश क्षेत्र पंचायत (प्रमुख तथा उप प्रमुख का निर्वाचन और निर्वाचन | का निंपटारा). नियमावली, 

1994 उत्त्तराखण्डं में यथा प्रवृत्त्ते, के अनुसार होंगे और इन Patel में वही; प्रक्रिया अपनायी 
जायेगी जो आयोग द्वारा निर्धारित एवं निर्देशित है।.. eet as 

3. यह निर्वाचन अनुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मतः द्वारा 

होगा; जिसमें गुप्त मतदान कराया जायेगा। क्षेत्र पंचांयंत के प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख एवं कनिष्ठ UT 

प्रमुख के निर्वाचन: में प्रयोग किये जाने वाले मतपत्र उपरोक्त नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र-7 के 

अनुसार होंगे तथा. विविध॑मान्य उम्मीदवारों के नाम मतपत्र में देवनागरी लिपि में (हिन्दी में) होंगे और 

उसमें निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों के नाम वर्णमाला क्रम में उसी wa में दिये जायेगे, जिस॑ क्रम में 

वह नियम--13 & अधीन प्रकाशित निर्वाचन लड़ने वाले. विधिमान्य उम्मीदंवारों. की सूची में हों। 

उपरोक्‍तानुसार निर्वाचन की समस्त प्रक्रियां संबंधित क्षेत्र पंचायत मुख्यालय -पर wait eri ak 
मतदान के Ua -मंतगणना कराकर निर्वाचन परिणाम यंथाशीघ्र चोषित किये जायेंगे । ; 
4. “कोविड-19 - के -दृष्टिगत निर्वाचन कार्य में लगे सभी अंधिकारियों /कार्मिकों एवं 
मतदाताओं को केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के सम्बन्ध में aM दिशा<ननिर्देशों 


% 


का कड़ाई से अनुपालन करना होगा। : ४ 


विनय शंकर पाण्डेय, 
जिला मजिस्ट्रेट / 


जिला निर्वाचन अधिकारी (Ho), 
हरिद्वार। 


पी0एस0यू0 (आर0ई0) 44 हिन्दी गजट,/612-भाग-3--2022 (कम्प्यूटर / रीजियो) | 


मुद्रक एवम्‌ प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की। 


पंजीकरण WeM—UA/DO/DDN/30/2021-2023 


— 
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 
.... उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार, दिनांक 29 अक्टूबर, 2022 Yo (कार्तिक 07, 1944 शक सम्वत्‌) 


भाग 8 
सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 


नगर पंचायत, गजा टिहरी गढ़वाल 
24 अगस्त, 2022 ई0 


पत्रांक 156 / उपविधि(सैप्टेज मैनेजमेंट) // 2022--2023-नगर पंचायत गजा टिहरी गढ़वाल सीमांतर्गत 
उ0प्रएनगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा-298 (उत्तराखंड में यथा प्रवृत्त) की उपधारा-2 खंड-(ज) (च) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारी 
का प्रयोग करते हुये नगर पंचायत गजा, टिहरी गढ़वाल दूवारा नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा-128 की उपधारा-1 (i) (ii) 
अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुये “फीकल स्लज एवं प्रबंधकीय उपनियम-2021“ बनाई जाती है, जो नगर पालिका अधिनियम सुझाव 
हेतु प्रकाशित की जा रही है। 
अत: समाचार पत्र में उपविधि के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अंदर लिखित सुझाव एवं आपत्तियाँ अधिशासी अधिकारी, नगर 
पंचायत गजा टिहरी गढ़वाल को प्रेषित की जा सकेगी, वाद मियाद प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। 
अध्याय-1 : 
सामान्य 


-_ 


- संक्षिप्त नाम और लागू होने की तारीख:- 
(1) ये उपनियम नगर पंचायत aon, टिहरी गढ़वाल फीकल Foret एवं सेप्टेज प्रबंधकीय उपनियम 2022 कहलाएगा। 
(2) ये उपनियम नगर पंचायत गजा, टिहरी गढ़वाल के सरकारी गज़ट उत्तराखंड में प्रकाशित होने की तारीख 
से प्रभावी होंगे। 
a: 2 उपनियम नगर targa गजा, टिहरी गढ़वाल की सीमाओं के भीतर लागू होंगे। 
1- प्रसंग: 5 
यह महत्वपूर्ण है की एक उचित वैज्ञानिक प्रबंध इन मामत्रों में सेप्टेज का अनुपालन किया जाए ताकि etal 
फीकल स्ल्ज सेप्टिक टैंक, गड़ढे!शौचालय से पर्यावरण/नदी एवं अन्य पानी के स्रोत प्रदूषित न हो सके। 
15 राष्ट्रीय फीकल सलज एवं सेप्टेज प्रबंधकीय नीति: 
ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार राष्ट्रीय फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंध नीति वर्ष 2017 घोषित की 
है, जिसमे शहर पूर्ण रूप से स्वच्छ तंदूररुतः एवं जीवित बने रहे और अच्छी सफाई बनी रहे शहरी नीति का 
मुख्य उद्देश्य एक प्रश्न प्राथमिकता और दिशा निर्धारित करनी है ताकि राष्ट्रव्याप्री अनुपालन इस सेवाओं 
का समस्त क्षेत्र सुरक्षित और स्थायी सफाई व्यवस्था हो सके। 
1.2 उत्तराखंड में सेप्टेज प्रबंध प्रोटोकॉल: 
नगर पंचायत गजा में "उचित प्रबंधन योजना या प्रोटोकॉल सीवरेज की निकासी जो कि सामान्य सेप्टिक 
टैंक या बायो डायजेस्टर मे एकत्रित कि जाती है।नियमित रूप से खाली कि जाए और उसका sta प्रबंध किया जाए और 
उसके परिणाम स्वरूप खाद जो इस परकार से एकत्रित हुई है। वह नि:शुल्क किसानो ने वितरित कि जाएगी जल आपूर्ति 


531-ट 


532 


उत्तराखण्ड गजट, 29 अक्टूबर, 2022 Fo (कार्तिक 07, 1944 शक Wad) [भाग 8 


, एवम सीवरेज अधिनियम 1975/नगर पालिका अधिनियम 1916 शहरी विकास निदेशालय जो कि उत्तराखंड जल्ल संस्थान 


से समन्वय होगा इसके लिए प्रोटोकॉल सेप्टेज प्रबंध तैयार किया है जो' कि सचिव शहरी विकास विभाग उत्तराखंड सरकार 
द्वारा सूचित किया गया है ताकि इसका अनुपालन शहरी नगरों मे हो सके आदेश संख्या -59/49(2)यू0डी0-2027-50/6 
दिनांक 22/05/2017 इस नियमावली का सेप्टेज प्रबंधः प्रोटोकॉल नगर पंचायत गजा शहर को दिग्दर्शन कराना है ताकि 
वैज्ञानिक सेप्टेज प्रबंधन बना रहे। जो कि एकत्रीकरण, परिवहन, इलाज, सेप्टेज/ फीकल Cet का निस्तारण और पुनः 
प्रयोग हो सके इस प्रोटोकॉल के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए और आंतरिक विभागीय समन्वय हेतु एक सेप्टेज मैनेजमेंट 
सेल का आयोजन किया गया है जिसके अंतर्गत यू0एल0बी0, जल निगम, जल संस्थान होंगे। 


2. नगरीय उप कानून/फीकल स्ल्ज सेप्टेज प्रबंधन का नियमितिकरण > 

सेप्टेज प्रबंधन प्रोटोकॉल के अनुसार जो शहरी विकास विभाग उत्तराखंड के cant जारी शासनादेशों व नियम कानून या 
नियानमावली नगर पंचायत गजा के नियमित ढांचा Rea करने, एकत्र करने; परिवहन और सेप्टेज/फ़ीकल toot के परिवहन 
एवं निस्तारण हेतु जैसा कि संदर्भित है फ़ीकल Frat एवं सेप्टेज प्रबंधन उपनियम के अंतर्गत जो कि यहाँ स्वीकृत किया जाता 
है और इसके अनुपालन हेतु नगर पंचायत गजा के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सूचित किया जाता है। 


‘8. उद्देश्य एवं कार्य क्षेत्र निम्नवत्त है। 

नियमावली के उद्देश्यक एवं कार्यक्षेत्र निम्नवत्त है। 

1- निर्माण, सेप्टेज से संबन्धित है। 

2- क्षेत्र के मालिक द्वारा जो कार्य किया जाना है उसको निर्देशित करना जो कि सेप्टिक टैंक और शौचालय के गड़डे 
से और फीकल स्लज एवं सेप्टेज परिवहन से संबन्धित है ताकि वे इन निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कर सकें। 

3- उचित निरीक्षण प्रदान करुणा और मशीनरी का अनुपालन। 

4- ana वसूली सुनिश्चित करना जो की eater के और सेप्टेज प्रबंधन के उचित प्रबंधन हेतु है। 

5. निजी और गैर सरकारी क्षेत्र फीकल cat एवं Seta प्रबंध में सहभागी की सुविधा देना। 

4. एकत्रीकरण, परिवहन,एलाज, और सेप्टेज के निस्तारण हेतु एक प्रक्रिया अपनाना: 

4.1... सेप्टिक टैंक और सेप्टेज/फीकल Fao एकत्रीकरण को रिक्त करना: 
सेप्टिक टैंक की तली में जो जमा हो गया है उसको कटाना और एक बार उसको ठीक करना जोकि 


गहराई में पहुँच गया है या बारंबार के आखिर में जो डिज़ाइन है जो कोई भी पहले आवे जबकि सस्‍लज को सुखाना और 
सेप्टिक टैंक में जो द्रव्य है उसको भी सुखाना मैकेनिकल वैक्यूम टैंकर का भी उपयोग नगरीय अधिकारियों द्वारा atten 
टैंक को खाली करने हेतु उपयोग किया जाना चाहिए सुरक्षा प्रक्रिया जैसा कि सेप्टेज प्रबंध प्रोटोकॉल में वर्णित है को 
सेप्टिक टैंक के खाली करते समय और सेप्टेज के परिवहन के समय इस नियम का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। 
4.2 सेप्टेज/फीकल Fret का परिवहन: 
1... फीकल ear और सेप्टेज ट्रांसपोर्टर वाहन के सुरक्षित परिवहन हेतु उत्तदाई होंगे। जैसा कि समय-समय पर THO 
एम0 HO द्वारा स्वीकृत किए जाएंगे। 
2. फीकल सस्‍लज और सेप्टेज परिवहन निर्माता यह आश्वासन देंगे। किः 
. अ-. पंजीकृत संग्रह वाहन जिसके अंतर्गत समस्त उपकरण जो कि फीकल स्त्रज और सेप्टेज हेतु इस्तेमाल किए जाएंगे 
छिद्र निरोधी होगा और सुरक्षा हेतु ताला बंद रहेगा और मानदंड का अनुपालन करेंगे। 
a कोई भी टैंक और उपकरण जो फीकल स्लज और सेप्टेज हेतु उपयोग में लाया जाएगा वह किसी अन्य 
वस्तु या द्रव्य को परिवहन हेतु इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। 
4.3. सेप्टेज का निष्पादन और इलाज: 

: राज्य सेप्टेज मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के अनुसार प्रत्येक नगर पंचायत गजा की अपनी एक इकाई होगी परंतु 
इस निकाय में इकाई न होने के कारण सेप्टेज को निकाय से 42 'किलोमीटर दूर उत्तराखंड जल संस्थान नई टिहरी 
के एस0 टी0 पी0 में परिवहन किया जाएगा भविष्य हेतु एक अलग सेप्टेज ट्रीटमेंट प्लान का निर्माण हेतु भी 
कार्य योजना तैयार कराने के प्रयास' किए जाएंगे। 

5. सुरक्षा उपाय: है 

ile उचित तकनीकी wee सुरक्षा, उपकरण का प्रयोग करते हुये मत्र निस्तारण किया जाएगा फीकल tort और 
सेप्टेज TaN यह आशान्वित करेंगे समस्त Aa निस्तारण कर्मचारी उचित ब्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण 
जिसके अंतर्गत कंधे की लंबाई तक पूरा नियोप्रीन ग्लव्स, रबड़, बूट, चेहरे का मास्क और आँखों की सुरक्षा 
आदि समस्त उपकरण एकत्रीकरण क्षेत्र से पहले अपना ल्रिया जाएगा इसके लिए जागरूकता भी कि जाएगी 
इसके अलावा प्रथम सहायता किट गैस का पता करने वाला लैम्प और अग्निशामक यंत्र, मल निस्तारण गाड़ी 
में रखे जाएंगे जब सेप्टिक टैंक और पीट acta में काम चल रहा हो धूम्रपान वर्जित रहेगा। 


भाग 8] 


उत्तराखण्ड गजट, 29 अक्टूबर, 2022 Fo (कार्तिक a IETS 2022. BO (oii 7, 1008 शक WG) 38 1944 शक सम्वत्‌) 


2: Het निस्तारण कार्यकर्ता सेप्टिक टैंक में और शौचालय गड्ढे में प्रवेश नहीं करेंगे और आच्छादित टैंक को 
हवा के लिए आना-जाना रखेंगे जो कि इस कार्य को शुरू करने से पहले किया जाना आवश्यक होगा 
बच्चो को टैंक के camer से दूर रखा जाएगा एवं टैंक को BR AN ताले से सुरक्षित रखा जाए कर्मचारी 
सावधान रहेंगे कि मत्र निस्तारण प्रक्रिया के समय cere पर अत्यधिक भार न हो ताकि मेन हाल का 
ढक्कन टूटने से बचा WI ह 

6. सेप्टेज खाली करना और वाहन के पंजीकरण का परिवहन: > * 

6.1. यू0 एल0 बी0 दर्ज करेगा और लाइसेन्स निर्गत करेगा निजी व्यवसायों के लिए जिनके पास मशीनीकरण 
खाली करना और परिवहन गाड़ी उपल्रब्ध हो इस प्रकार का लाइसेन्स निर्गत करने से पहले यह 
आशान्वित करेगा कि यह ट्रक उचित प्रकरण और उचित सुरक्षा माप से सुसज्जित है सेप्टेज ट्रांसपोर्ट 
और उसका पंजीकरण हैतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करेगा जो कि गाड़ियों के परिवहन हेतु होगा ये निजी 
व्यक्ति भी अपने इस कार्य में उत्साहित करेंगे। पंजीकरण प्रपत्र और परमिट परिशिष्ट-.2 में संत्रग्नं है। 

62. कोई भी व्यक्ति या वाहन पंजीकृत सेप्टेज ट्रांस्पोर्टर द्वारा प्रयोग किया जाएगा जो कि एकत्रीकरण 
परिवहन और सेप्टेज के प्रयोजन हेतु है जब इसका पंजीकरण सेप्टेज ट्रांसपोर्टेशन व्हिकल एल0एम0सी0 
के साथ इन प्रोटोकॉल में जब तक पंजीकृत नहीं है। 

सारणी 1 पंजीकरण व्यय 


x. प्रारम्भिक पंजीकरण रु0- 2000.00 प्रति गाड़ी 
ब. नवीनीकरण रु०- 1500.00 प्रति गाड़ी 
iB उपभोक्ता ल्रागत और इसका संचय: 


7.1. इस क्षेत्र के समस्त माल्रिक जो सेप्टिक टैंक और शौंचालय के ags जिसका भुगतान करेगा जैसा कि 
यू0एल0बी0 में फीकल carat और सेप्टेज उपनियम में समय-समय पर दर्शाया गया है जो कि सेप्टिक 
टैंक के भरने, शौचालय के ag, परिवहन और fea cast एवं सेप्टेज के उपाय हेतु है। 


7.2 इस क्षेत्र के समस्त मालिक जिनके अपने क्षेत्र में निरर्थक पानी के निष्कासन कि प्रणाली उपल्रब्ध है जो 


कि यू0एल0बी0 कार्य एवं शिकायत हैतु प्रमाणित है और वे भी जो कि सीवर नेटवाओर से संबन्धित है 
उनको उपभोक्ता के भुगतान से विमुक्त किया जाता है। 

7.3. यू0एल0बी0 अपनी लगर संशोधित करेगा जो कि समय-समय इज बीएलएलएस संबन्धित' है ऐसी 
उपभोक्ता लागत जिसके अंतर्गत aa निस्तारण लागत परिवहन एवं फीकल toot और सेप्टेज के 
निष्कासन हेतु। ; 

7.4. उपभोक्ता लागत क्षेत्र विशेष के स्वामी से एकत्र किए जाए जो Baca है। 
उपभोका लागत प्रत्यक्ष रूप से संबन्धित भवन/सेप्टिक टैंक मालिक से यू0एल0सी द्वारा वसूल कर 
यू0एल0बी0 में जमा किया जाएगा। 

a. यू0एल0बी0 किसी भी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है जिसके अंतर्गत फीकल सलज और सेप्टेज 
परिवहन जो कि उपभोक्ता लागत से एकत्र कि जाएगी जो कि उस क्षेत्र विशेष का स्वामी है और सेप्टिक 
टैंक और शौचालय के ags से संबन्धित है। 

सारणी-2, उपभोक्ता लागत:- 5 

पंचायत क्षेत्र में सेप्टिक टैंक एवं हर एक मकान के शौचालय ass या किसी भी शिकायत के इस आशय की 

शिकायत प्राप्त होने पर की सेप्टिक टैंक ओवर-फ्लो तो नहीं हो रहा है तुरंत पंचायत से सुपरवाइज़र को भेज कर 

जाँच करवायेंगे इसके अलावा नगर पंचायत गजा में सेप्टिक टैंक, को खाली कराने के आवेदन के आने पर नगर 
पंचायत गजा द्वारा जांच कराई जाएगी कि सेप्टिक टैंक कितना क्षेत्रफल का है और उसे खाली करने में कितने 
सीवर टैंकर के चक्कर त्गेंगे। नजदीक होने पर निम्न प्रकार शुल्क TART जाएगा। बे 

1:- पंचायत के सीवर टैंकर की क्षमता- 3000 लीटर ; 

2:- पंचायत कि सीमा के भीतर- रु0 8000/- प्रति फेरा तथा FO 1000/- STP शुल्क कुल 
२0 9000/- भवन स्वामी पंचायत में शुल्क जमा करेगा। 
सेप्टिक टैंक में ज्यादा फीकल होने पर दूसरे फेरे की स्थिति 
होने के कारण संबन्धित कर्मी के द्वारा सक्षम अधिकारी 
के अनुमोदन पश्चात दूसरे फेरे में 1000/- रु0 की छूट 
प्रदान की जाएगी। 


533 


[भाग 8 


दण्ड या कार्यवाही प्रथम | दण्ड या कार्यवाही at 
दश्चय पकड़ी गयी वर्ष में | में दोबारा पकड़ी गयी 
एक बाल मल निस्तारण मल निस्तारण वाहन 
वाहन से संबन्धित 


शिकायत का प्रकार 


534 उत्तराखण्ड Wie, 29 अक्टूबर, 2022 ई0 (कार्तिक 07, 1944 शक Wad) 
3:- पंचायत सीमा के बाहर- 8000/- er तथा 1000/- STP शुल्क एवं BO 500/ प्रति 
४ किलोमीटर भवन स्वामी पंचायत में शुल्क॑ जमा करेगा। , 
सेप्टिक टैंक में ज्यादा फीकल होने पर दूसरे फेरे की स्थिति . 
होने के कारण संबन्धित कर्मी के द्वारा सक्षम अधिकारी 
के अनुमोदनः पश्चात दूसरे फेरे में 1000/- BO की छूट 
प्रदान की जाएगी। 

* 4:-. पंचायत cant यह भी देखा जाएगा कि यदि ws Aten टैंक ज्यादा ही छोटा है तो निरीक्षण 
पश्चात तथा यह समाधान हो जाने पर की संबन्धित fees टैंक में 3000 लीटर का सीवर टैंक 
पूर्ण नहीं भर पाएगा, उपरोक्त निर्धारित दरों में आवश्यक छूट देकर शुल्क प्राप्त कर सकते हैं। 

8:-.. मैकेनिस्म का निरीक्षण क्रियान्वयन और मजबूती देना। 

8.1:- कोई भी व्यक्ति जो कि एस0एम0सी0/नगरीय स्थानीय संस्था द्वारा अधिकूंत है उसको पूर्ण 
अधिकार होगा कि वह सेप्टिक एवं हर एक मकान के शौचालय, गड्डे या सामुदायिक / संस्थागत 
आदि का निरीक्षण करना। 

8.2:- et निस्तारण का अनुपालन न करना जैसा कि उपरोक्त वर्णित है जुर्माना अलग से लगाया जाएगा 
और इस से प्राप्त धनराशि नागार पंचायत गजा में जमा कि जाएगी। 

8.3:- यू0एल0बी0 और परिचारक सेप्टिक टैंक के खाली होने का अभिलेख रखेंगे। 

8.4:-  अवचेतना कार्यक्रम समय-समय पर चलाया जाएगा जो कि प्रत्येक व्यक्ति सरकार या निजी 
व्यवसायी के सेप्टिक टैंक, बायो डाईजेस्टर, मल निस्तारण सेप्टिक टैंक एकत्रीकरण, मशीनरी, 
परिवहन निष्पादन और सेप्टेज का इलाज हेतु प्रशिक्षण होगा। 

9. दण्ड 

दण्ड का ढांचा उपकरण से रहिता अकार्यशील जी0पी0एस0 wert निर्धारित वर्ग fe 

शिकायतें, फीकल Fert का एकत्र न करना और सेप्टेज ट्रीटमेंट्र प्लांट/ आर.एन.एन. का रजिस्ट्रीकरण न 

करना सुरक्षित उपाय मल्र निस्तारण गाड़ियो का अनुपालन न करना। 

सारणी 3: दण्ड 


दण्ड या कार्यवाही वर्ष में 
तीसरे समय पकड़ी गयी 
विशेष रूप से aa 
निस्तारण वाहन 


कि 5000/- 


लोगो कि सेवा 
शिकायत 


सैप्टेजा! 


2500/- 


फीकल  स्‍लज 6 माह के लिए परमिट 


महीने के लिए परमिट सेवा 
कि शिकायत परमिट सेवा कि 
शिकायत का निरस्तीकरण 


जैसे कि विशेष कार्य क्षेत्र को स्थगित करना 
में खाली न कराने पर 
पंजीकरण न करना/ 20000/- 
पंजीकरण का 
नवीनीकरण न करना 

10000/- 


विशेष सुरक्षा उपायों का 
पालन न करना एवं 


आर0टी0ओ0 को संस्तुति 
वाहन के पंजीकरण को 
निरस्त करने हेतु तीन 
महीने के लिए परमिट को 
स्थगित करना/ परमिट का 


जी0पीएएस0 का न निरस्तीकरण के लिए 
लगाया जाना स्थगित करना 

अधिशासी अधिकारी, अध्यक्ष, 

नगर पंचायत गजा, नगर पंचायत गजा, 
टिहरी गढ़वाल टिहरी गढ़वाल 


पी0एस0यू0 (आर0ई0) 44 हिन्दी गजट,/612-भाग 8-2022 (कम्प्यूटर/रीजियो)। 


मुद्रक एवम्‌ प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की | 


